निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 669 ) पटना , मंगलवार , 16 अगस्त 2016 


सं0 21 / बी . पी .एस. सी . - 06 / 2013 सा0प्र0 - 11024 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

12 अगस्त 2016 
विषय: -बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित आवेदन पत्रों की 

स्क्रूटनी एवं शैक्षिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय / पारिश्रमिक की दर की स्वीकृति । 

राज्य सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित 
आवेदन - पत्रों की स्क्रटनी एवं शैक्षिक अंकों की गणना करने वाले विशेषज्ञों के मानदेय / पारिश्रमिक की दर निम्नवत् 
स्वीकृत करने का निर्णय लिया है 


क्र . सं . 


विषय / मद का विवरणी 
आवेदन पत्रो की स्क्रूटनी एवं 
एकेडमिक अंकों की गणना 
करने वाले विशेषज्ञों के लिए 


अनुमोदन हेतु प्रस्तावित दर 
1. र 25 / - (पचीस रुपये) प्रति आवेदन पत्र 
( सामान्यतः एक दिन में अधिकतम चालीस 
आवेदन - पत्र) आवश्यतानुसार अधिक आवेदन पत्र भी 
दिया जा सकता है । 
2. आवागमन भत्ता एवं भोजन हेतु एकमुश्त 
र 200 / ( दो सौ ) रुपये प्रति कार्य दिवस । 
3. आवेदन - पत्रों की जाँच आदि से संबंधित 
ब्रिफिंग / विमर्श बैठको में सम्मिलित होने हेतु 
र 500 / - (पाँच सौ ) रुपये प्रति बैठक ( अधिकतम एक 
विज्ञापन / विषय के लिए तीन बैठक ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 अगस्त 2016 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और 

इसकी सूचना सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / बिहार लोक सेवा आयोग को दी जाय और इसकी 
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग , पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 669 - 571 +50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


